na 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO. D . L .-33004 / 99 


- - - - - - 


MAH 


IPTwiniti. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART IISection 34 Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 18, 2006 / आषाढ़ 27 , 1928 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18 , 2006 /ASADHA 27, 1928 


- ..... .. " - - - - - -- 
सं . 7551 
No . 7551 


वित्त मंत्रालय 

MINISTRY OF FINANCE 
( राजस्व विभाग ) 

(Department of Revenue ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2006 

New Delhi, the 18th July , 2006 
( आय - कर ) 

( INCOME- TAX) 
का . आ . 1125 ( अ ). -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

S . O . 1125 (E ). - In exercise of the powers conferred 
43 ) की धारा 120 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) के साथ पठित वित्त ___ by Sub - section ( 2 ) of Section 94 and Section 106 of the 

अधिनियम , 2005 ( 2005 का 18 ) की धारा 94 तथा 106 की उप - धारा । Finance Act , 2005 (18 of 2005 ) read with Sub - sections (1 ) 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड and ( 2 ) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
एतद्द्वारा यथा नीचे विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी को बैंककारी नकद 

1961), the Central Board of Direct Taxes hercby authorises 

the Income-tax authority as specified below , to exercise or 
संव्यवहार कर से संबंधित वित्त अधिनियम , 2005 के अध्याय - VII के 

perform all or any of the powers and functions conferred 
प्रये जनार्थकिसी करनिर्धारण अधिकारी को समनुदेशित अथवा प्रदत्त , 

on, or , as the case may be, assigned to an Assessing Officer 
जैसा भी मामला हो, सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और for the purpose of Chapter VII of the Finance Act , 2005 
काओं को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करता है, 

relating to Banking Cash Transaction Tax ,--- 
वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय VII के प्रयोजनों के लिए 

the Assessing Officer, for the purposes of Chapter 

Vil of the Finance Act, 2005 , shall be the same who is 
कर निर्धारण अधिकरी वही होगा जिसका आयकर अधिनियम , 

having jurisdiction in respect of the assessee for the 
1961 के प्रयोजनों के लिए कर निर्धारिती के संबंध में क्षेत्राधिकार 

purposes of the Incoine - tax Act, 1961. 
होगा । 

INotification No. 185/ 2006 / F. No. 187/ 03 / 2006-ITA-1 ] 
| अधिसूचना सं. 185 / 2006 / फा . सं . 187 /03 /2006 - आ . क. नि.-I ] 

DEEPAK GARG , Under Secy . 
दीपक गर्ग, अवर सचिव . 


21 ) ? (62( 


Printed hy the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dellhi- 110054 . 


